पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन 
म . प्र. - 108 - भोपाल - 09 -- 11. 


मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक 
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22 / 153 , 
दिनांक 10 - 1 - 06 द्वारा पूर्व भुगतान 
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी 
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. 


। 


। 


सत्य 


मध्यप्रदेश राजपत्र 

( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


RANA 


- 


marwanamanumanParmerama 


क्रमांक 405 ] 


भोपाल, मंगलवार, दिनांक 3 अगस्त 2010 - श्रावण 12 , शक 1932 


Ramesmarwan 


वन विभाग 
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल 
भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 2010 


क्र . एफ . 15 - 15 - 2006 - दस - 2. - राज्य शासन एतद्द्वारा पूर्व में दिनांक 10 मार्च 2010 को जारी अधिसूचना के अनुक्रम में , वन्यप्राणी 
संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा - 6 ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश राज्य वन्यप्राणी बोर्ड में भारतीय वन्यप्राणी 
संस्थान , देहरादून के एक प्रतिनिधि को सदस्य के रूप में मनोनीत करता है . 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

. एस. पी . शर्मा, अपर सचिव . 


809 


नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित--- 2010. 


